रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


ta 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


TOS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1220] 
No. 1220 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 27 , 2013 / ज्येष्ठ 6 , 1935 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 27, 2013/JYAISTHA 6 , 1935 


___ 


लं 


सूक्षम , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 मई, 2013 
का . आ . 1375 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम , 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म , लघु 
और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 ( 2006 का 27 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत 
के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 उप - खंड ( ii ) में तारीख 7 जनवरी , 2010 को प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम 
मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ . 29 ( अ ) , तारीख 7 जनवरी , 2010 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या 
करने का लोप किया गया है अधिक्रान्त करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का स्थापना 
करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 

श्री के . एच. मुनियप्पा, राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , नई दिल्ली अध्यक्ष - पदेन 
नामित किया जाना है 

उपाध्यक्ष - पदेन 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, हरियाणा राज्य 

सदस्य - पदेन 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य 

सदस्य - पदेन 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री , उड़ीसा राज्य 

सदस्य - पदेन 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, गोवा राज्य 

सदस्य - पदेन 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री , आंध्र प्रदेश राज्य 

सदस्य - पदेन 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री , मिजोरम राज्य 

सदस्य - पदेन 
संसद सदस्य ( लोक सभा ) नामित किया जाना 

सदस्य 
श्री हंसराज जी . अहीर , संसद सदस्य ( लोक सभा ) 

सदस्य 
श्री राशिद मसूद , संसद सदस्य 

सदस्य 
प्रशासक ( उप - राज्यपाल ) , पुडुचेरी 

सदस्य 
सचिव , भारत सरकार , सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 

सदस्य - पदेन 
सचिव , भारत सरकार , वणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग 

सदस्य - पदेन 


+ 


- 


- 


- 


2386 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


सचिव , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग 

सदस्य - पदेन 
सचिव, भारत सरकार , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 

सदस्य - पदेन 
सचिव , भारत सरकार , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

सदस्य - पदेन 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 

सदस्य - पदेन 
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 

सदस्य - पदेन 
अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन 

सदस्य - पदेन 
डिप्टी गवर्नर , भारतीय रिजर्व बैंक 

सदस्य 
अध्यक्ष , महिला उद्यमी परिसंघ , हैदराबाद 

सदस्य 
अध्यक्ष , बिहार महिला उद्योग संघ , 47बी , सावित्री सदन , नेहरू नगर के निकट , पटना - 800013 
इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरर्स , इंटरप्रिन्यूअर्स रिसोर्स ग्रुप ( ईमर्ज ) 

सदस्य 
दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , परमार चैम्बर्स पुणे 

सदस्य 
द कन्नूर टाइनी एवं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जेसन बिल्डिंग, संगीता टाकीज के निकट, केरल सदस्य 
सर एम विश्वेसरैय्या डिस्ट्रिक इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन, कोलार 

सदस्य 
अध्यक्ष , उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( यूसीसीआई) , चैम्बर भवन , चैम्बर मार्ग , सदस्य 
एम. आई. ए. उदयपुर - 313001 
अध्यक्ष, ब्रोतीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन , हिमाचल प्रदेश 

सदस्य 
अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लखनऊ , उत्तर प्रदेश 

सदस्य 
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स ऑफ नार्थ इस्टर्न रीजन ( एफआईएनईआर ) 

सदस्य 
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज , एफजीआई बिजनेस सेंटर , गोत्री सेवसी, बडोदरा सदस्य 
अध्यक्ष, पीन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन , बंगलूर 

सदस्य 
अध्यक्ष , भारतीय उद्योग संघ ( सीआईआई ) , एसएमई चैप्टर , नई दिल्ली 

सदस्य 
अध्यक्ष, चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ नार्थ इस्टर्न रीजन, गुवाहाटी 

सदस्य 
अध्यक्ष, नार्थ ईस्ट वीमेन इंटरप्रिन्यूअर्स एसोसिएशन , गुवाहाटी 
दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दमन 

सदस्य 
जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल, मुंबई 

सदस्य 
अध्यक्ष , एसएमई चैप्टर , फिक्की, नई दिल्ली 

सदस्य 
अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर , एसोचैम , नई दिल्ली 

सदस्य 
अध्यक्ष एसएमई चैप्टर , पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज , 

सदस्य 
नई दिल्ली ( पीएचडीसीसीआई ) 
पी . मुरूगासन , प्रबंध निदेशक , मेसर्स सार्क टूल टेक. प्राइवेट लिमिटेड , कोयम्बटूर 
सुश्री प्रतिभा, पीएसके नायडु रोड , बंगलूर 

सदस्य 
प्रवीन चोपड़ा , लाजपत नगर , दिल्ली 

सदस्य 
अध्यक्ष , इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( इंटक ) 

सदस्य 
अध्यक्ष, हिंद मजदूर सभा ( एचएमएस ) 

सदस्य 
अपर सचिव व विकास आयुक्त ( सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम ) , 

सदस्य सचिव - पदेन 
सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 

[ सं. 1 (3 )/ 2011 - एनएसएमएसएमई ] 
अमरेन्द्र सिन्हा , अपर सचिव और विकास आयुक्त ( एमएसएमई ) 


सदस्य 


सदस्य 


[ 417 II – 0105 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th May, 2013 
S . O . 1375 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 3 of the Micro, Small and 
Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006 ) read with rule 3 of the National Board for Micro , Small and 
Medium Enterprises Rules, 2006 and in supersession of the notification ofGovernment of India , Ministry of Micro , Small 
and Medium Enterprises vide, number S .O . 29 ( E ), dated the 7th January, 2010 , published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section (ii), dated the 7th January, 2010 except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the CentralGovernmenthereby establishes the National Board forMicro , Small and Medium Enterprises 
for the purposes of the said Act, which shall consist of the following members, namely : 
1. Shri K . H .Muniappa, Minister of State (Independent Charge ) 

Chairperson -ex officio 
M /o Micro , Small and Medium Enterprises, New Delhi 
2 . To be nominated 

Vice Chairperson -ex officio 
3. Minister in -charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Haryana Member -ex officio 
4 . Minister in -charge of Micro , Small and Medium Enterprises, State of Chattisgarh Member - ex officio 
5. Minister in -charge of Micro , Small and Medium Enterprises, State of Odisha Member- ex officio 
6 . Minister in -charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Goa 

Member -ex officio 
7 . Minister in - charge ofMicro , Small and Medium Enterprises, State of Andhra Pradesh Member-ex officio 
8. Minister in -charge of Micro , Small and Medium Enterprises, State of Mizoram Member-ex officio 
9. Member of Parliament (Lok Sabha) To be nominated 

Member 
10 . Shri Hansraj G . Ahir ,Member of Parliament (Lok Sabha ) 

Member 
11. Shri Rasheed Masood, Member of Parliament 

Member 
12 . Administrator (Lieutenant Governor) of Puducherry 

Member 
13. Secretary to the Government of India,Ministry ofMicro , 

Member-ex officio 
Small and Medium Enterprises 
14 . Secretary to the Government of India , Ministry of Commerce and Industry , 

Member -ex officio 
Department of Commerce 
15. Secretary to the Government of India , Ministry of Finance , Department of Revenue Member-ex officio 
16 . Secretary to theGovernment of India ,Ministry of Labour and Employment Member- ex officio 
17 . Secretary to the Government of India , Ministry of Food Processing Industries Member-ex officio 
18. Chairman , National Bank for Agriculture and Rural Development 

Member- ex officio 
19. Chairman andManaging Director, Small Industries Development Bank of India Member -ex officio 
Chairman , Indian Banks ’ Association 

Member -ex officio 
21. Deputy Governor,Reserve Bank of India 

Member 
22. The President, Confederation of Women Entrepreneurs, Hyderabad 

Member 
The President, Bihar Mahila Udyog Sangh , 47B , Savitri Sadan , 

Member 
Near Nehru Nagar, Patna- 800013 
24. EngineeringManufacturers Entrepreneurs Resource Group ( EMerg) 

Member 
25. Dalit India Chamber of Commerceand Industry, Parmar Chambers , Pune 

Member 
26 . The Kannur Tiny and Small Industrial Development, 

Member 
Jaison Building Nr. Sangeetha Talkies , Kerala 
27. Sir M . Vishweshwaraiah District Industries Welfare Association ,KOLAR 

Member 
28 . The President, Udaipur Chamber ofCommerce & Industry (UCCI), 

Member 
Chamber Bhawan , Chamber Marg, M .I.A ., Udiapur- 313001 
29. The President, Brotiwala Nalagadh Industries Association , Himachal Pradesh Member 
30. The President, Indian Industries Association, Lucknow , Uttar Pradesh 

Member 
31. The President, Federation of Industries and Commerce of North Eastern Region Member 

(FINER ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 (ii)] 


32. The President, Federation ofGujarat Industries, FGI Business Centre, 

Member 
Gotri Sevsi Bhadodra 
33. The President, Peenya Industries Association , Bangalore 

Member 
34. Chairman , Confederation of Indian Industries (CII ), SME Chapter, New Delhi Member 

The President, Chambers of Commerce and Industries of North Eastern Region , Member 

Guwahati 
36 . The President, North East Women Entrepreneurs Association , Guwahati 

Member 
37. Daman Industries Association , Daman 

Member 
38. Gems and Jewellery Export Promotion Council,Mumbai 

Member 
39. Chairman , SME Chapter FICCI,New Delhi 

Member 
40. Chairman , SME Chapter ASSOCHAM , New Delhi 

Member 
41. Chairman , SME Chapter PHD Chamber ofCommerce and Industry , 

Member 
New Delhi(PHDCCI) 
42. P.Murugasan , Managing Director, M /s Saarc Tool Tech . Pvt. Ltd., Coimbatore Member 
43. Ms. Prathibha, PSK Naidu Road , Bangalore 

Member 
44 . Praveen Chopra ,LajpatNagar, Delhi 

Member 
45. The President, Indian National Trade Union Congress ( INTUC ), 

Member 
46. The President , Hind Mazdoor, Sabha (HMS) 

Member 
47 . Additional Secretary and Development Commissioner 

Member Secretary 
(Micro, Small and Medium Enterprises),Ministry of Micro , 

ex officio 
Small and Medium Enterprises 

[No. 1(3)/2011- NSMSME ] 
AMARENDRA SINHA, Addl. Secy. and Development Commissioner (MSME ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


